Haryana Gouernment Gazette 


Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 19-2024] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 7, 2024 (VAISAKHA 17, 1946 SAKA) 


PART II 


Notifications of Election Commission of India-Other Notifications and 
Republications from the Gazette of India 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. 


सं. 76 / भा०नि0आ0 / हरि.--वि.स. / 52 / 2024 / उ0अनु0- | | दिनांक: 24 अप्रैल, 2024 
4 वैशाख, 1945 (शक) 


आदेश 


यत:, श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) ने 52-हिसार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में 
चुनाव लड़ा था जिसका परिणाम 24.09.2019 को घोषित किया गया था और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार 
श्री प्रमोद बागड़ी के लिए यह अपेक्षित था कि वे विधि द्वारा अपेक्षित रीति में अपने निर्वाचन व्यय के लेखा की सही प्रति निर्वाचन की तिथि 
से तीस दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार को प्रस्तुत करें ; और 

यत:, श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) उक्त अधिनियम की धारा-78 के अंतर्गत यथा-अनुबंधित अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला 
निर्वाचन अधिकारी, हिसार के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे थे जैसा कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के अंतर्गत 
जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.11.2019 के जरिए रिपोर्ट दी गई है ; और 


ae, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस दिनांक 10.09.2020 जारी किया गया था जिसमें श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) से यह 
अपेक्षित किया गया था कि वे नोटिस प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर रीति के अनुसार संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना 
लेखा प्रस्तुत करें और ऐसा करने में असफल रहने पर वे तीन वर्षों की अवधि क॑ लिए संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य की 
विधान सभा या विधान परिषद का निर्वाचन लड़ने से निरहित कर दिए जाएंगे। vad नोटिस जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार के माध्यम 
से श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) को 27.10.2020 को परिदत्त किया गया था ; और 


यतः:, श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) ने यह कहते हुए आयोग को अभ्यावेदन दिनांक 27.10.2020 प्रस्तुत किया था कि दिस्तावेज यथा 
निर्वाचन व्यय रजिस्टर, निर्वाचन व्यय का दैनंदिन लेखा रजिस्टर, पासबुक, आधार-कार्ड, वोटर कार्ड गुम हो गए हैं और इस संबंध में 
उन्होंने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन, हिसार में 14.11.2019 को एफआईआर दर्ज की है और पत्र की प्रतियां संबंधित मुख्य निर्वाचन 
अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी को पृष्ठांकित की थी ; और 


(298) 


PART II] HARYANA GOVT. GAZ., MAY 7, 2024 (VYSK. 17, 1946 SAKA) 299 
यत:, आयोग ने पत्र दिनांक 11.02.2021 के जरिए श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) का अभ्यावेदन जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार को 
अग्रेषित किया था और उनसे आयोग को, की गई कार्यवाई की रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया था ; और 


यत:, जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार ने अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 30.06.2021 के जरिए सूचित किया था कि श्री प्रमोद बागड़ी 
(वाल्मिकी) ने रिपोर्ट की तारीख तक अर्थात्‌ नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 20 दिन बितने के बाद भी अपने निर्वाचन व्यय का लेखा 
प्रस्तुत नहीं किया था ; और 


यतः, आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार की अनुपूरक रिपोर्ट, अन्य संगत दस्तावेजों और उनमें उल्लिखित तथ्यों को ध्यान 
में रखकर श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) को अपने आदेश सं. 76 / ईसीआई / आदेश / ERAN. / 52 // 2019 / एनएस- | |, दिनांक 18.05.2022 
के जरिए vad अधिनियम की धारा 78 और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अंतर्गत यथापेक्षित अपने निर्वाचन व्यय का 
लेखा दर्ज करने में असफल रहने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10(क) के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन या 
किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने, और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्षों की 
अवधि के लिए निरहित कर दिया था ; और 


Ue, श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) ने अपने निर्वाचन व्यय के लेखा और बिलों की प्रतियों के साथ आयोग को अभ्यावेदन दिनांक 27.01.2024 
प्रस्तुत किया था, और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10(क) के उपबंधों के अंतर्गत उन पर अधिरोपित निरह्ता को हटाए 
जाने या विकल्पतः पहले ही बीत चुकी ऐसी निरह्ता अवधि को घटाने का अनुरोध किया था। उन्होनें यह भी कहा था कि बाद में, 
26.07.2023 को उनके पूर्वोक्त दस्तावेज जो गुम हो गए थे, जिला न्यायालय परिसर, हिसार में एक टंकक द्वारा पाए गए हैं। इस संबंध में 
उसी दिन यानि 26.07.2023 को एक पुलिस रिपोर्ट भी दर्ज की गई थी। आयोग ने पत्र दिनांक 06 मार्च, 2024 के जरिए श्री प्रमोद बागड़ी 
का अनुरोध जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार को अग्रेषित कर दिया था और उनसे कहा था कि श्री बागड़ी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय के 
लेखा की संवीक्षा रिपोर्ट भेजी जाए। आयोग के पत्र दिनांक 06.03.2024 के प्रत्युत्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार, हरियाणा ने यह 
कहते हुए अपनी रिपोर्ट दी है कि श्री बागड़ी द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय का लेखा आयोग के अनुदेशों के अनुरूप पाया गया है और वह 
लेखा के सही होने को लेकर संतुष्ट हैं ; और 

Uae, मामले के सभी तथ्यों और श्री प्रमोद बागड़ी (वाल्मिकी) द्वारा अपने आवेदनों दिनांक 27.10.2020, 27.01.2024 और 16.04.2024 
के जरिए किए गए प्रस्तुतीकरणों पर विधिवत रूप से विचार किया गया है ; और 


ae, इसलिए सभी तथ्यों, मामले की परिस्थितियों, जिला निर्वाचन अधिकारी, हिसार, हरियाणा की संस्तुतियों के दृष्टिगत और 
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में प्रत्यायोजित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-11 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मैं एतद्वारा आदेश देता हूं कि उक्त अधिनियम की धारा-10(क) के अंतर्गत आयोग के आदेश दिनांक 18.05.2022 के जरिए श्री प्रमोद 
बागड़ी (वाल्मिकी) पर अधिरोपित निरहता को 21.04.2024 तक की अवधि तक के लिए घटा दिया जाए और उक्त निरहता 22.04.2024 से 
आगे कियाशील नहीं रहेगी। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति सभी संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराई 
जाए। 


तदनुसार आदेशित | 


हृदेश कुमार 
उप निर्वाचन आयुक्त 
भारत निर्वाचन आयोग 


300 HARYANA GOVT. GAZ., MAY 7, 2024 (VYSK. 17, 1946 SAKA) [PART II 


भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय 
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110001 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001. 


No.76/ECI/HAR-LA/52/2024/NS-II Dated: 24" April, 2024 
4 Vaisakha. 1945 (SAKA) 
ORDER 
Whereas; Sh. Pramod Bagri (Valmiki) contested the General Election to the Legislative Assembly of Haryana 
2019 from 52-Hisar Assembly Constituency, result thereof was declared on 24-10-2019 and as per Section -78 of the 
Representation of the People Act, 1951, Sh. Pramod Bagri was required to file true copy of the account of his election 
expenses in the manner required by law before the District Election Officer, Hisar within thirty days from the date of 
election; and 
Whereas; Sh. Pramod Bagri (Valmiki) failed to file his account of election expenses as stipulated under the 
said Section -78 of the said Act before the District Election Officer, Hisar as reported by the District Election Officer, 
Hisar vide his letter dated 25-11-2019 under Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961; and 
Whereas; A Notice dated 10-09-2020 was issued by the Election Commission of India, requiring Sh. Pramod 
Bagri to submit his accounts before the DEO concerned, in manner within 20 days of the receipt of notice failing 
which he would be disqualified from contesting elections to either House of Parliament or of the Legislative 
Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years. The said notice was delivered to Sh. Pramod 
Bagri (Valmiki) on 27-10-2020 through District Election Officer, Hisar; and 
Whereas; Sh. Pramod Bagri (Valmiki) submitted a representation dated 27-10-2020 to the Commission 
stating that the documents viz Election Expenses Register, day to day account of election expenses register, Passbook, 
Aadhar Card, Voter Card documents have been lost and in this regard he has lodged a FIR on 14-11-2019 in Civil 
Line Police Station, Hisar and copy of letter endorsed to CEO and DEO concerned: and 
Whereas; the commission forwarded the representation of Sh. Pramod Bagri (Valmiki) vide letter dated 
11-02-2021 to the DEO, Hisar and requested him to send a action taken report to the Commission; and 
Whereas; the District Election Officer, Hisar vide supplementary report -dated 30-06-2021 intimated that 
Sh. Pramod Bagri (Valmiki) had not submitted his account of election expenses till the date of report i.e. even after 
expiry of 20 days from the date of receiving of notice; and 
Whereas; the Commission after keeping in view of the supplementary report of District Election Officer, 
Hisar, other relevant documents and facts mentioned therein disqualified Sh. Pramod Bagri (Valmiki) for a period of 
three years from the date of the order for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State under Section 10A of the Representation of the People 
Act, 1951 for failure to lodge his account of election expenses as required under Section -78 of the said Act and the 
Rules and Orders made thereunder, vide its order No. 76/ECI/ORD/HAR-LA/52/2019/NS-II, dated 18.05.2022; and 
Whereas; Sh. Pramod Bagri (Valmiki) submitted a representation dated 27.01.2024 to the Commission 
alongwith the copies of his account of election expenses and bills, and requesting for removal of disqualification 
imposed upon him under the provisions of Section 10A of the RP Act, 1951 or in the alternative for reduction of such 
disqualification period to already undergone. He further stated that afterwards, on 26-07-2023, his aforesaid 
document which were lost have been found by one typist at the District Court Compound, Hisar. In this regard, a 
police report was also lodged on the same date i.e. 26-07-2023.The Commission forwarded the request of Sh. Pramod 
Bagri to District Election Officer, Hisar, vide letter dated 6 March, 2024 and asked him to send a scrutiny report of 
the account of election expense submitted by Sh. Bagri. In response to the Commission’s letter dated 06-03-2024, the 
DEO , Hisar. Haryana has given his report stating that the account of election expenses submitted by Sh. Bagri have 
been found as per the Commission’s instructions and he is satisfied with the correctness of accounts; and 
Whereas; all the facts of the case and the submission made by Sh. Pramod Bagri (Valmiki) vide his 
application dated 27.10.2020, 27.01.2024 and 16.04.2024, have been duly considered; and 
Now, therefore, in view of all the facts, circumstances of the case, recommendations of DEO, Hisar, Haryana 
and in exercise of the powers under Section-11 of the Representation of the People Act, 1951 delegated in this regard 
by the Election Commission of India. I hereby order that the disqualification imposed upon Sh. Pramod Bagri 
(Valmiki) vide Commission’s order dated 18-05-2022, under Section -10A of the said Act, be reduced to the period 
up to 21.04.2024 and the said disqualification shall not be operative with effect from 22.04.2024 onwards. It is further 
ordered that a copy of this order shall be made available to all the officers concerned. 
Ordered accordingly. 
HIRDESH KUMAR 
DEPUTY ELECTION COMMISSIONER 
ELECTION COMMISSION OF INDIA 
11068—C.S.—H.G.P., Pkl. 


